संघस्ट्री सं . 7 . ( ग . एन .)- 127 


REGISTERED NO . D . (D .N .) 127 


HAJA 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


mm 


भाग II - य - उप - मण (ii ) 
PART II - Section 3 - Sub - Section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकासित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 250] 
INo . 259 ] 


नई दिल्ली, सोमवार, मई, 8 , 1989/ वैशाख 18, 1911 
NEW DELHI, MONDAY , MAY 8, 1989 /VAISAKHA , 18 1911 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filled as a 

separats compilation 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 
स्टाक एक्सचेंज प्रभाग 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 8 मई, 1989 
फा . आ . 338( अ ). - केन्द्रीय सरकार, कोचीन स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड, कोचीन 
रा (जिसे इसमें इसके पश्चति “ एक्सचेंज " कहा गया है ) प्रतिभूति संविदा (विनियमन ) 
भावली , 1957 के नियम 7 के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन ) अधिनियम , 


1219GI / 89 


2 


THE GAZETIE OF INDIA : EXIRAORDINARY 


[ PART II - Sec . 3 (ii) ]] 


1956 ( 1956 का 42वां अधिनियम ) की धारा 3 के अन्तर्गत मान्यता के नवीकरण के 
लिए दिए गए आवेदन पत्र पर विचार करने और उस बात से सन्तुष्ट होने के बाद , कि ऐसा 
करना व्यापार के हित में तथा लोकहित में भी होगा , उक्त अधिनियम की धारा 4 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, एक्सचेंज को उक्त धारा 4 के अधीन 10 
मई, 1989 से आरम्भ होने वाली और 9 मई, 1994 को समाप्त होने वाली 5 वर्ष की 
अग्रेतर अवधि के लिए प्रतिभूतियों के संविदाओं के संबंध में निम्नलिखित शार्ता तथा ऐसी 
शर्तों के अधीन , जो बाद में निर्धारित अथवा लागू की जाएं , मान्यता प्रदान करती है , 
अर्यात् :- - 
( क ) एक्सचेंज अपनी संस्थान अन्तनियमावली में निम्नलिखित व्यवस्थाएं करने के 

प्रयोजन से उपयुक्त मंशोधन करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ करेगा ; 
1 ) कि एक्सचेंज के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नामांकन केन्द्रीय सरकार के द्वारा 

उन लोगों में से किया जाएगा जिनको एक्सचेंज की सामान्य प्रक्रिया के 

माध्यम से प्रबन्ध परिषद् के सदस्यों के रूप में निर्वाचित कर लिया गया है । 
( 2 ) कि केन्द्रीय सरकार के निगोदन में जनता के तीन प्रतिनिधियों के नामांकन 

के लिए व्यवस्था कर दी गई है ; 
( ख ) एक्सचेंज निम्नलिखित कारवाइयां करने के लिए तुरन्त आवश्यक कार्रवाई 

करेगा, अर्थात् : --- 
) केन्द्रीय सरकार के पूर्वानमोदन से एक्सचेंज में कम्पनी सैक्रेटरी अथवा कार्यकारी 

निदेशक की नियुक्ति करने की कार्रवाई ; और 
( 2 ) सावधिक आधार पर अपने सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने की कार्रवाई । 

[ फा . संख्या 1/ 42/ एस . ई. / 89] 

पी . जी . मंकड़, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
(Dopartment of Economic Affairs) 
STOCK EXCHANGE DIVISION 

NOTIFICATION 

Now Delhi, the 8th May , 1989 
S .O , 338 ( B ) . - The Central Government having considered the application 
for renewal of recognition made under section 3 of the Securities Contracts 


- 


- 


[ATT II- - UT 3 ( ii) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 

- - - - - -- - - - - : - - 
(Regulation ) Act , 1956 (42 of 1956 ) read with rule 7 of the Securities 
Contracts (Regulation ) Rules, 1957, by the Cochin Stock Exchange Limited , 
Cochin (hcreinafter referred to as the Exchange ) and being satishcd that it 
would be in the interest of the trade and in the public interest so to do , hereby 
grants , in exercise of the powers conferred by section 4 of the said Act, re 
cognition to the Exchange under the said section 4 for a further period of 5 
years commencing on the 10th May , 1989 and ending with the 9th May , 1994 
in respect of contracts in securities, subject to the following conditions and 
such other conditions as may be prescribed or imposed hereafter; namely : 

(a ) The Exchange shall initiate action to suitably amend its Articles 

of Association : 
( i) to provide that the President and Viec -President of the 

Exchange shall be nominated by the Central Goverument 
from among those elected as members of the Council of 

Management through the normal process of the Exchange ; 
( 11 ) to provide for the nomination of three public representatives 

with the prior approval of the Central Government. 
(b ) The Exchange shall tako immediate necessary steps : 
( i) to appoint a Company Secretary o Executive Director in 

the Exchange with the prior approval of the Central 

Government. 
( ii) to increase its membership periodically , 


[F . No. 11421SE | 89 ) 
F . G . MANKAD , Jt. Secy . 


Printed by the Manager, Govt . of India Press, Ring Road, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 , 1989 


